रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004 /99 


REGD. No. D. L.-33004/ 99 


सत्यपजपते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शक्रवार, नवम्बर 3, 2000 / कार्तिक 12 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 3 , 2000/KARTIKA 12 , 1922 


सं . 556 ] 
No. 556 ] 


- 


- 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2000 
सा . का.नि . 846( आ . - केन्द्र सरकार , महापसन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसचना के साथ संलग्न 
अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी ( ट्यशन शुल्क की प्रतिपूर्ति ) विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति ) ( संशोधन ) विनियम 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड . 
निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है । 


1. लघुशीर्ष. - ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति ) ( संशोधन ) विनियम, 2000 के नाम से कहलाये 
जाएंगे । 

2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
3. मद्रासापोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति ) विनियम में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे : 
( i) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 3 ( iv) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" अगर ट्रस्ट के कर्मचारी के पत्नी या पति ट्रस्ट के बाहर नौकरी कर रही या रहा है तथा उस नियोक्ता से अपने बच्चों के लिए 
ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा के लिए हकदार हैं तो ट्रस्ट कर्मचारी या उसके पत्नी/ पति किसी एक संगठन से प्रतिपूर्ति 
का दावा कर सकता/ सकती है । 


3018 GI2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11. Sec . 3 (1)] 


- 


( i ) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 5(i) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" कोई भी कर्मचारी अपने बच्चे के सम्बन्ध में भुगतान किया जाने वाला या भुगतान किया गया वास्तविक ट्यूशन शुल्क की 

प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा । " 
(iii ) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 5 (ii ) को हटाया जाएगा । 
( iv ) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 6( i ) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" गोदलिए हुए बच्चे या अपनाए गए बच्चे ( जहां कर्मचारी के वैयक्तिक कानून के तहत अपनाना स्वीकृत हो ) सहित वैध दो बच्चे 
जो कर्मचारी पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं के सम्बन्ध में ही रियायत स्वीकार्य है " 


- 


: 1 


( v) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 6( iv) को हटाया जाएगा । 
( vi ) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 6( v) को हटाया जाएगा । 
( vii ) उपरोक्त विनियम का मौजूदा विनियम 6( vi ) को हटाया जाएगा । 

[ फा . सं. पी आर-12016 / 16/2000- पी.ई. I] 

के . वी. राव, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति ) विनियम केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया जिसे दिनांक 

23 - 8 - 1993 का सा. का .नि . 568 ( अ ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया । 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November, 2000 
G . S. R . 846 (E ).- - In exercise of the powers conferred by Sub -section (i) of Section 124 , read with Sub -section 
(i) of Section 132 of the Major Ports Act , 1963 (38 of 1963 ), the Central Government hereby approves the Madras Port 
Trust Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Amendment Regulations, 2000 made by the Board of Trustees for the 
Port of Chennai and set out in the Schedule annexed to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official 
Gazette. 

SCHEDULE 
Madras Port Trust Employees (Reimbursement of Tuition Fees) ( Amendment) Regulations, 2000 

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963) , the 
Madras Port Trust Board hereby makes the following Amendment Regulations. 

1. Short Title . - - These Regulations may be called the Madras Port Trust Employees (Reimbursement of Tuition 
Fees ) ( Amendment) Regulations, 2000 . 

2 . These Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette . 

3. In the Madras Post Trust Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, the following amendments 
shall be made : 

(i) The existing Regulation 3(iv ) of the said Regulations shall be substituted as under : 

“ If a Trust s employee s wife or husband is employed outside the Trust and is entitled to the facility of 
reimbursement of fees in respect of her/his children from that employer, the Trust s employee or his/her 
spouse may claim reimbursement from either of the organisations .” 


[ 9477 11 - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) The existing Regulation 5 (i) of the said Regulations shall be substituted as under : 

“ An employee shall be eligible to the Reimbursement of Tuition fees payable and actually paid in respect 

of his/her child " . 
( iii) The existing Regulation 5 (iii ) of the said Regulations shall be deleted . 
(iv) The existing Regulation 6 ( ii ) of the said Regulations shall be substituted as under : 

“ The concession is admissible only in respect of two legitimate children of the employee including step 
children and adopted children (where adoption is recognised under the Personal Law of the Employee ) 

who are wholly dependant on the employee " . 
(v ) The existing Regulation 6 ( iv) of the said Regulations shall be deleted . 
(vi) The existing Regulation 6 (v ) of the said Regulations shall be deleted . 
(vii ) The existing Regulation 6 ( vi) of the said Regulations shall be deleted . 

{F. No. PR -12016 /16 / 2000 PE -I] 

K . V. RAO , Jt. Secy. 
Footnote : The Madras Port Trust Employees (Re - imbursement of Tuition Fees) Regulations approved by Central 

Government and published in the Gazette of India vide G . S. R . 568 (E ), dated 23rd August, 1993 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


